S 


PM 
MEER 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
15 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 253 


राँची, गुरुवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. .. .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


आदेश 


10 मार्च, 2018 


संख्या - 03नि0पं0 - 36 / 2016 रा0नि0आ0 338 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है 


कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2015 के लिए जो स्तम्भ 
(3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी 
झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 2001 की धारा 68क एवं 65क क सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 
और यतः उक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई 
कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर ( यदि कोई हो ) विचार करने के 
पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या 
न्यायौचित्य कारण नहीं है ; 

___ अतः इस संबंध में उपायुक्त, साहेबगंज के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण 
की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क , सहपठित झारखण्ड 
पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 क क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए 
चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया 
जाता है । 


क्रमांक जिला 


निर्वाचन क्षेत्र 


नाम एवं पता 


कारण 


1 


साहेबगंज | 


X साहेबगंज - 01 


संत गोप, 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - जयन्ती ग्राम , महादेवगंज , 
पं0 - गंगाा प्र0प0 मध्य, जिला - साहेबगंज 


X साहेबगंज - 02 


| ज्योति हेम्ब्रम, 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - द0 करमटोला, 
पं0- बड़तल्ला मंडरो, जिला - साहेबगंज 


X साहेबगंज - 03 


तुस बास्की , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - रानीबथान, पं0 - बीरबल काँदर , 
प्रखण्ड – बोरियो , साहेबगंज 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


X साहेबगंज - 03 


| भीमा हाँसदा 
ग्राम - मंगरूटीकर, पं0 -पोआल, 
प्रखंड- बोरियो, जिला - साहेबगंज 
| मुकेश मुन्डा, 
ग्राम - अदरो, पं0-बड़ा तौफिर , 
प्रखंड - बोरियो, जिला -साहेबगंज 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


X साहेबगंज - 03 


राजेश सोरेन , 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम–पोआल, पं0 -पोआल, 


प्रखंड - बोरियो , जिला - साहेबगंज 


X साहेबगज - 04 


डाक्टर हाँसदा, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - जादुटोला धोगड़ा, 
पं0 - खैरबा , बोरियो , जिला - साहेबगंज 


X साहेबगंज - 06 


| देव सोरेन, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा 

| दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम - कुसमा संथाली, पं0 – कुसमा संथाली, 
प्रखंड - बरहेट , साहेबगंज 


X साहेबगंज - 06 


निर्वाचन व्ययों की लेखा - 
दाखिल करने में असफल रहे । 


| बालु हाँसदा, 
ग्राम – मुगदी, पं0 - कुसमा सं0 , 
प्रखंड - बरहेट , जिला- साहेबगंज 


X साहेबगंज - 06 


मुचरू टुडू, 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - गोपलाडीह, पं0 - गोपलाडीह, 
प्रखंड- बरहेट, साहेबगंज 


X साहेबगंज - 06 


माहेबगंज - 06 


| राजाराम मरांडी, 

|निर्वाचन व्ययों की लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम - बड़ागढ़ी, पं0 - कदमा , 
प्रखंड - बरहेट, जिला - साहेबगंज 
। सुनीराम हाँसदा , 

| निर्वाचन व्ययों की लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम – कुसमा छप्परटोला, 
पं0 - कुसमा सं0, बरहेट , जिला - साहेबगंज 
| मैसी पहाड़िन, 

|निर्वाचन व्ययों की लेखा 

| दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम - बेगचुरी पहाड़, पं0 – भतभंगा सं0 , 
प्रखंड - तालझारी, साहेबगंज 


X साहेबगंज - 08 


X साहेबगंज - 08 


| सुशीला मालतो, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा 

| दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम - भतभंगा पहाड़ , पं0 – भतभंगा संथाली, 
प्रखंड - तालझारी, जिला - साहेबगंज 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018 
X साहेबगंज - 09 नन्दरानी देवी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा । 

दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम – मलाहीटोला, पं0- सैदपुर , 
प्रखंड - राजमहल, साहेबगंज 


X साहेबगंज - 09 


सुलोचना देवी , 
ग्राम - बड़ा खुटहरी, पं0 - खुटहरी , 
प्रखंड - राजमहल, जिला - साहेबगंज 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


X साहेबगंज - 10 


अखलारी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम – तीनपहाड़, पं0– तीनपहाड़ , 
प्रखंड - राजमहल, जिला - साहेबगंज 


X साहेबगंज - 11 


| प्रतिमा देवी , 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम -फुलबड़िया, पं0- लखीपुर , 
प्रखंड - राजमहल, जिला - साहेबगंज 


X साहेबगंज - 11 


| महचम बीबी , 

| निर्वाचन व्ययों की लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम-हाजी बादल टोला, 
पं0- लखीपुर, प्रखंड - राजमहल, साहेबगंज 


X साहेबगंज - 11 


| रिजिया बीबी, 

| निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
ग्राम - हिनसिन टोला, पं0 - 40नारायणपुर , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
प्रखंड - राजमहल, साहेबगंज 


21 


X साहेबगंज - 12 


| एकतारा बीबी, 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


22 


X साहेबगंज - 12 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - दरगाडांगा , पं0 –पतौड़ा , 
प्रखंड - उधवा , जिला - साहेबगंज 
|चिन्ता देवी , 
ग्राम - मस्तापुर, पं0 - सुतियारपाड़ा , 
प्रखंड- उधवा , साहेबगंज 
| पिंकी कुमारी, 
ग्राम– जोंका , पं0– जोंका , 
प्रखंड -उधवा, जिला -साहेबगंज 


X साहेबगंज - 12 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


X साहेबगंज - 13 


उलसुम बीबी, 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - अजुलटोला, पं0 - उ0 पलासगाछी, 
प्रखंड - उधवा, जिला - साहेबगंज 


X साहेबगंज - 13 


राबीया बीबी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम -पियारपुर, पं0 - द0 पियारपुर , 


प्रखंड - उधवा, जिला - साहेबगंज 


26 


X साहेबगंज - 14 


निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


हुमायुन शेख, 
ग्राम - सुवेदार टोला, प्राणपुर , 
पं0 - 40 प्राणपुर , प्रखंड - उधवा, साहेबगंज 


X साहेबगंज - 15 


| सुसाना हाँसदा, 

ग्राम - सालटी पोखर , पं0 - मोहनपुर , 
प्रखंड -उधवा, साहेबगंज 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


X साहेबगज - 17 


| मीरू सोरेन , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - लखीपुर , 
पं0 - लखीपुर, पो0 - लखीपुर, 
प्रखण्ड – पतना, जिला - साहेबगंज 


X साहेबगंज - 18 


| सुरेश कुजूर, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - ढातापाड़ा, पं0 - मयूरकोला, 
प्रखंड - बरहरवा , जिला - साहेबगंज 


30 


X साहेबगंज - 19 


| अजय पासवान, 

|निर्वाचन व्ययों की लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम -झिकटिया, पो0 - बरहरवा , 
पं0– झिकटिया, प्रखंड- बरहरवा, साहेबगंज 
| पवन कुमार पप्पू, 

| निर्वाचन व्ययों की लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम -कुशवाहा टोला, पं0 - रतनपुरा , 
प्रखंड - बरहरवा, साहेबगंज 


X साहेबगंज - 19 


32 


X साहेबगंज - 19 


राजाराम रजक , 
ग्राम - रानीग्राम, पं0 -रिसौड़, 
प्रखंड - बरहरवा, जिला - साहेबगंज 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 
X साहेबगंज - 19 | राजेश कुमार दास , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
ग्राम - हरिजनटोला, पं0 –झिकटिया , 
प्रखंड - बरहरवा, साहेबगंज 


34 


X साहेबगंज - 21 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


| मो0 गौफरान अली, 
ग्राम - पलासबोना, पं0 - पलासबोना , 
प्रखंड - बरहरवा, साहेबगंज 
| माया देवी , 


X साहेबगज - 01 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


36 


X साहेबगंज - 02 


निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम - रामपुर, पं0 - हर प्रसाद , 
प्रखंड - साहेबगंज , जिला - साहेबगंज 
| संगीता हाँसदा, 

ग्राम - फुलो लक्ष्मी, मंडरो 
| सेलिना मडैया , 
ग्राम - बड़ा रक्सो, बोरियो 
ईजाहर बीबी, 
ग्राम - हाजी बादल टोला, पं0 - समसपुर , 
प्रखंड - राजमहल, साहेबगंज 


X साहेबगज - 03 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


X साहेबगंज - 11 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


X साहेबगंज - 13 


संगीता बीबी, 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ग्राम -पियारपुर, पं0 - द0 पियारपुर , 
प्रखंड - उधवा, साहेबगंज 


X साहेबगंज - 14 


निर्वाचन व्ययों की लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


| संजय कुमार मंडल, 
ग्राम - राधानगर , पं0 - राधानगर , 
प्रखंड - उधवा, साहेबगंज 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / -( अस्पष्ट ), 

सचिव, 
राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 253 -- 50 


